रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/99 


REGD. NO . D. L.- 33004/ 99 


1 


a 


सत्यमेव जयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II – खण्ड 3 – उप - खण्ड ( i ) 
PART II — Section 3 — Sub - section (i) 

__ प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , बृहस्पतिवार , अप्रैल 30 , 2017 / चैत्र 30 , 1939 
NEW DELHI , THURSDAY , APRIL 30, 2017/ CHAITRA 30 , 1939 


सं . 305] 
No. 305 ] 


वित्त मंत्रालय 
( राजस्व विभाग ) 

अधिसूचना 
नई दिल्ली, 20 अप्रैल, 2017 

सं . 16 / 2017-सीमा- शुल्क 
सा . का . नि . 394( अ). - सीमा - शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52 ) की धारा 25 की उपधारा (1) के 
तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार , इस बात से संतुष्ठ होते हुए कि ऐसा करना सार्वजनिक हित 
में आवश्यक है, एततद्वारा, सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के अध्याय 30 
के अंतर्गत उल्लिखित वस्तुओं, जिनका विवरण निम्न सारणी के कॉलम ( 2) में विनिर्दिष्ट है और जो उक्त सारणी के 
कॉलम (4) की संबंधित प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट औषधिक कंपनियों के द्वारा चलाए जा रहे रोगी सहायता कार्यक्रमों 
( जोकि कालम (3) में दिए गए हैं ) के अंतर्गत आपूर्ति किए जाने हैं , को , जब उनका आयात भारत में हो रहा हो , उक्त 
सीमा - शुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट सीमाशुल्क , जो कि उन वस्तुओं पर लगाया जाना 
है,से पूर्णतया छूट देती है, बशर्ते कि : 
( क ) इन औषधियों और दवाओं को इन विनिर्दिष्ट औषधी कंपनियों के रोगी सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत रोगियों 

को निशुल्क उपलब्ध कराया जा रहा हो । 
( ख ) ये उक्त औषधि कंपनियां क्षेत्राधिकार वाले सहायक आयुक्त , सीमा- शुल्क या उपायुक्त , सीमा - शुल्क , जैसी भी 

स्थिति हो , को इस बात की अंडरटेकिंग देगी कि 


2638 GI/ 2017 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 (1) ] 


(i) कि वे निम्नलिखित बातों का रिकार्ड रखेंगी 

i. रोगी का नाम , आयु, लिंग , आवास और संपर्क का ब्यौरा ; 
ii. रोगी और उसकी सहायता करने वाले व्यक्ति , यदि कोई हो , जैसी भी स्थिति हो , के पहचान पत्र या 
आवास प्रमाण पत्र की प्रति ; 
iii. पता लगा रोग और इसके लिए विनिर्दिष्ट औषधि या दवा की मात्रा ; 

iv. इस कार्यक्रम के अंतर्गत आयातित /प्राप्त की गई तथा सेवन की गई दवा या औषधि । 
( ii) इन पदार्थों का उपयोग केवल इनके विनिर्दिष्ट उद्देश्य के लिए किया जाएगा । 
( ग) ये उक्त औषधि कंपनियां क्षेत्राधिकार वाले सहायक आयुक्त , सीमाशुल्क या उपायुक्त, सीमाशुल्क , जैसी भी 

स्थिति हो , को इस आशय की अंडरटेकिंग देगा कि यदि उपर्युक्त में से किसी भी शर्त के पूरा नहीं होने पर यदि 
ऐसी वस्तुओं पर मिलने वाली छूट नहीं मिली होती तो उस पर लगने वाली डयूटी के बराबर की राशि का 
भुगतान करेगा और साथ में उस पर लगने वाले ब्याज का भी भुगतान करेगा । 

सारणी 


( 1 ) 


(3) 


( 4 ) 


क्र . | दवा/ औषधी का विवरण रोगी सहायता कार्यक्रम का नाम | इन कार्यक्रमों को चलाने 

| वाली दवा कंपनी का नाम 
( 2 ) 
1. एक्सटान्डि (एनज़लुटामाइड ) | एक्सटान्डि पेसेन्ट असिस्टेन्ट प्रोग्राम | एस्टेल्लास फार्मा इंडिया प्रा . 

लि . 
2. डासाटिनिब (स्प्रीसेल ) स्प्रीसेल पेसेन्ट असिस्टेन्ट प्रोग्राम ब्रिस्टल मायर्स स्क्वॉब इंडिया 

प्रा . लि . 
3. नीबोलुमाब ( ओप्डिटा) ओएएसआईएस 

ब्रिस्टल मायर्स स्क्वॉब इंडिया 

प्रा . लि . 
| हलवेन ( इरिबुलिन्मेडिलेट ) - | होप टू हर - 

ईसाई फार्मास्यूटिकल्स 
मेटास्टाटिक ब्रेस्ट कैंसर , सॉफ्ट | 2 से 3 चक्र खरीदे गए और रोग की इंडिया प्रा . लि . 
टिश्यु साराकोमा 

| प्रगति तक मुक्त हो गए 
हेल्प - 

ईसाई फार्मास्यूटिकल्स 
सभी चक्र गरीबी रेखा से नीचे रहने | इंडिया प्रा . लि . 

वालो के लिए मुफ्त 
ज़ोनेग्रान ( ज़ोनिसामाइड ) - | लाइवफ्री – 33 % 

ईसाई फार्मास्यूटिकल्स 
ईपिलेस्पी के लिए 

रोगियों को इलाज की अवधि बढ़ाने इडिया प्रा . लि . 
के लिए सहायता देना क्योंकि यह 

एक क्रोनिक थेरेपी है 
6. इमब्रुविका 1 + 1 पीएपी 

जानस्सीन इंडिया , जॉनसन 

एण्ड जॉनसन प्रा . लि . 
7 . जिटिगा 3 + 1 पीएपी 

जानस्सीन इंडिया , जॉनसन 
एण्ड जॉनसन प्रा . लि . 


5 . 


[ भाग II - खण्ड 3( ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


दिया जॉनसन 


8. | वेल्काड 1 एमजी 3+ 1 पीएपी 

जानस्सीन इंडिया , जॉनसन 

एण्ड जॉनसन प्रा . लि . 
9. वेल्काड 3.5 एमजी 1 + 1 पीएपी 

जानस्सीन इंडिया , जॉनसन 

एण्ड जॉनसन प्रा . लि . 
10 . | काइलेक्स 1 + 1 पीएपी 

जानस्सीन इंडिया , जॉनसन 

एण्ड जॉनसन प्रा . लि . 
11 . | डेकोजन 1 + 1 पीएपी 

जानस्सीन इंडिया , जॉनसन 

एण्ड जॉनसन प्रा . लि . 
12. यूनडेलिस 

1 + 1 पीएपी 

जानस्सीन इंडिया , जॉनसन 

| एण्ड जॉनसन प्रा . लि . 
13. सिम्पनी पहली खरीद पर 1 वियाल फ्री जानस्सीन इंडिया , जॉनसन 

एण्ड जॉनसन प्रा . लि . 
14. रीमिकेड 

तीन डोज थेरेपी पर 5 + 4, चार डोज जानस्सीन इंडिया , जॉनसन 
थेरेपी पर 6 + 6 

एण्ड जॉनसन प्रा . लि . 
15. इनवेगा ऑल एसकेयू | 1 + 1 पीएपी (रखरखाव डोसेज ) 

| एण्ड जॉनसन प्रा . लि . 
16 . | इमातिनिब (ग्लिवेक ) ग्लिवेक एनओए प्रोग्राम/ग्लिवेक नोवार्टिस इंडिया लि . 

इंटरनेशनल पीएपी 
17. निलोटीनीब ( ताशिगुना ) | विन फॉर पेसेन्ट्स – कैंसर केयर | नोवार्टिस इंडिया लि . 
18. रक्सोलिटिनिब (जकावी ) | विन फॉर पेसेन्ट्स – कैंसर केयर | नोवार्टिस इंडिया लि . 
19. एवरोलिमस ( एफाइनाटर ) विन फॉर पेसेन्ट्स – कैंसर केयर | नोवार्टिस इंडिया लि . 
20. | सेरिटीनीब ( स्पेक्सिब ) विन फॉर पेसेन्ट्स –कैंसर केयर | नोवार्टिस इंडिया लि . 
21. पज़ोपैनिब (वोटरिएंट) विन फॉर पेसेन्ट्स – कैंसर केयर । - नोवार्टिस इंडिया लि . 
22 . एलट्रोम्बोपैग ( रेवोलेड) | विन फॉर पेसेन्ट्स - कैंसर केयर 

| नोवार्टिस इंडिया लि . 
23 . | इंडिकटैरोल (स्क्वैड्रा) | विन फॉर पेसेन्ट्स – कैंसर केयर नोवार्टिस इंडिया लि . 
24 . सेकुकिनमब ( स्कप्हो ) विन फॉर पेसेन्ट्स – कैंसर केयर नोवार्टिस इंडिया लि . 
25. | ओमालिजुम्ब (एक्सोलियर विन फॉर पेसेन्ट्स - कैंसर केयर नोवार्टिस इंडिया लि . 

| सीएसयू ) 
26. | ररिबिजुमाब ( एक्सटेंटिक्स ) विन फॉर पेसेन्ट्स – कैंसर केयर 

| नोवार्टिस इंडिया लि . 
27 . | रिटूक्सीमाब स्पर्श - दी टच 

डॉ रेड्डी लेबोरेटरीज लि . 


[ फा . सं. 332 /24/ 2010-टीआरयू (भाग-I)] 

मोहित तिवारी , अवर सचिव 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 (1) ] 


MINISTRY OF FINANCE 


(Department of Revenue ) 

NOTIFICATION 
New Delhi, the 20th April , 2017 

No. 16 / 2017 - Customs 


G . S . R . 394 (E ). - In exercise of the powers conferred by sub -section ( 1 ) of Section 25 of the Customs Act, 1962 
(52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do , hereby exempts 
the goods, falling under Chapter 30 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975 ), of the description 
specified in column (2 ) of the Table below , for supply under Patient Assistance Programmes specified in the 
corresponding entry in column ( 3) of the said Table , run by the pharmaceutical companies specified in the corresponding 
entry in column (4 ) of the said Table , when imported into India , from the whole of the duty of customs leviable thereon 
which is specified in the First Schedule to the said Customs Tariff Act , subject to the following conditions, namely : 


( a ) the drugs and medicines are supplied free of cost to the patients under the Patient Assistance Programme of the 

specified pharmaceutical company ; 
(b ) the said pharmaceutical company furnishes an undertaking to the Assistant Commissioner of Customs or the 
Deputy Commissioner of Customs, as the case may be , having jurisdiction , to the effect that 
(i) it shall maintain the following records: 

( A ) name, age, gender, residence and contact details of the patient; 
( B ) copies of valid identity proof and residence proof of the patient and the caregiver , if 

any , as the case may be ; 
(C ) the disease diagnosed and the prescribed dosage of drugs and medicines; 
( D ) the drugs and medicines imported or received and consumed under the said 

programme; 
(ii ) the goods shall be used for the specified purpose only ; 
(c) The said pharmaceutical company also furnishes an undertaking to the Assistant Commissioner of Customs or 

Deputy Commissioner of Customs, as the case may be , having jurisdiction , to pay, in the event of failure to 
comply with any of the aforesaid conditions, an amount equal to the duty leviable on such goods but for the 
exemption contained in this notification , along with the applicable interest thereon . 

TABLE 
Sr . Description of drug / medicine Name of Patient Assistance Name of pharmaceutical company 
No. 

Programme 

running Patient Assistance 

Programme 
(1) 
( 2 ) ( 3 ) 

(4 ) 
Xtandi ( Enzulatamide ) 

Xtandi Patient Assistance Astellas Pharma India Pvt. Ltd . 

Programme 
Dasatinib ( Sprycel) 

Sprycel Assistance Program Bristol Myers Squibb India Pvt. Ltd . 
| 3 . Nivolumab (Opdyta ) 

OASIS 

Bristol Myers Squibb India Pvt. Ltd . 
Halaven ( Eribulin medylate ) - Hope to Her – 

Eisai Pharmaceuticals India Pvt. Ltd . 
Metastatic Breast cancer, Soft 2 to 3 cycles purchased and 
Tissue Sarcoma 

balanced free upto disease 
progression 
HELP - 

Eisai Pharmaceuticals India Pvt. Ltd . 
All cycles free for below poverty 
line patients 


(Zonisamide ) 


- 


for 


Eisai Pharmaceuticals India Pvt. Ltd . 


Zonegran 
Epilespy 


Livefree - 33 % 
Support to patients for extending 
duration of treatment as this is a 
chronic therapy 
1 + 1 PAP 


Imbruvica 


Janssen India , Johnson & Johnson 
Pvt. Ltd . 
Janssen India , Johnson & Johnson 


7 . 


| Zytiga 


3 + 1 PAP 


[ TT II , qus 3 (i) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


Description of drug / medicine 


Sr. 
No. 


(1 ) 


(2 ) 


Velcade 1mg 


9. 


Velcade 3.5 mg 


Caelax 


Dacogen 


Yondelis 


Simponi 


Name of pharmaceutical company 
Programme 

running Patient Assistance 

Programme 
(3) 

(4 ) 

Pvt. Ltd . 
3 + 1 PAP 

Janssen India , Johnson & Johnson 

Pvt. Ltd . 
1 + 1 PAP 

Janssen India , Johnson & Johnson 

Pvt. Ltd . 
1 + 1 PAP 

Janssen India , Johnson & Johnson 

Pvt. Ltd . 
1 + 1 PAP 

Janssen India , Johnson & Johnson 

Pvt . Ltd . 
1 + 1 PAP 

Janssen India , Johnson & Johnson 

Pvt . Ltd . 
1 vial free on 1s purchase Janssen India , Johnson & Johnson 

Pvt. Ltd . 
5 + 4 on 3 dose therapy , 6 + 6 on 4 Janssen India, Johnson & Johnson 
dose therapy 

Pvt . Ltd . 
1 + 1 PAP (Maintenance dosage ) Janssen India , Johnson & Johnson 

Pvt. Ltd . 
Glivec NOA Program / Glivec | Novartis India Ltd . 
International PAP 
Win for Patients - Cancer Care Novartis India Ltd . 
Win for Patients - Cancer Care | Novartis India Ltd . 
Win for Patients - Cancer Care Novartis India Ltd . 
Win for Patients - Cancer Care Novartis India Ltd . 
Win for Patients - Cancer Care Novartis India Ltd . 
Win for Patients - Cancer Care Novartis India Ltd . 
Win for Patients - COPD 

Novartis India Ltd . 
Win for Patients - Skincare Novartis India Ltd . 
Win for Patients – Skin care Novartis India Ltd . 
Win for Patients - Visioncare Novartis India Ltd . 
SPARSH - The Touch 

Dr. Reddy s Laboratories Ltd . 


14 . 


Remicade 


15 . | Invega all SKUS 


16 . 


Imatinib (Glivec) 


19 . 


17 . | Nilotinib ( Tasigna ) 
18 . | Ruxolitinib ( Jakavi) 

| Everolimus (Afinitor ) 
| 20 . Ceritinib ( Spexib ) 

21. Pazopanib (Votrient) 
22 . Eltrombopag ( Revolade) 
23 . | Indicaterol ( Sequadra ) 
24 . Secukinumab (Scapho ) 
25 . Omalizumab (Xolair CSU ) 
26 . Ranibizumab (Accentrix ) 
27 . | RITUXIMAB 


[ F . No. 332 /24 /2010 - TRU (Pt.I) ] 
MOHIT TEWARI, Under Secy. 


Uploaded by Dte . of Printing at Government of India Press , Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. 


Digitally signed by ALOK KUMAR 
Date : 2017 .04 .24 13 :50 : 18 + 05 30 


